शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 45 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 9 नवम्बर 2018 - कार्तिक 18 , शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 4-3/2016/ 1 ( एफ ).- राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12-09-2018 से 14-09-2018 ( 3 दिन ) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की 
स्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीता शांडिल्य , सचिव. 


2267 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2268 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, रायपुर दिनांक 1 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 10-17 / 2018/16. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की 
धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार “ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल ” का पुनर्गठन करता है : 


छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल 


1 . 


पदेन अध्यक्ष 


माननीय श्रम मंत्री, छ.ग. शासन 
प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, श्रम विभाग, छ.ग. शासन 


2 . 


पदेन सदस्य सचिव 


राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सात प्रतिनिधि 


1 . 


सदस्य 


2 . 


सदस्य 


3 . 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग 
सचिव , वित्त विभाग 
सचिव , स्वास्थ्य विभाग 
सचिव, उद्योग विभाग 
महाप्रबंधक, जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर 
श्रमायुक्त , छत्तीसगढ़ रायपुर 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


- 


असंगठित श्रमिकों के सात प्रतिनिधि 


1 . 


सदस्य 


2 . 


सदस्य 


3 . 


सदस्य 
सदस्य 


श्री योगेश दत्त मिश्रा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, 02 उद्यान मार्ग, चौबे कालोनी , 
रायपुर. 
श्रीमती रीता एक्का, कैथोलिक आश्रम, पोस्ट - कमलेशपुर, जिला - सरगुजा 
सत्येन्द्र नाथ दुबे, पूर्व महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, सी.एस.ई.बी. कॉलोनी , कोरबा. 
श्री संजय शर्मा, अध्यक्ष, रायपुर आटो रिक्शा यूनियन, चूनाभट्ठी स्टेशन वार्ड, रायपुर. 
श्री राधेश्याम जायसवाल, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा . 
श्रीमती मीनाक्षी टेंभुरकर, कार्यकर्ता, भारतीय मजदूर संघ, शंकरपुर, राजनांदगांव 
श्री रूद्र कुमार तांती, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, दंतेवाड़ा 


4 . 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


असंगठित श्रमिकों के नियोजकों के सात प्रतिनिधि 


1 . 


सदस्य 


2 . 


सदस्य 


. 


3 . 


सदस्य 


श्री अमर परवानी , स्टेट प्रेसीडन्ट , कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, C / O- जी . के. 
हाउस, तेलीबांधा, जी . ई. रोड, रायपुर. 
श्री जितेन्द्र बरलोटा, अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कामर्स, नवीन बाजार , रायपुर 
श्री कन्हैया लाल छुगानी , पूर्व अध्यक्ष, रायपुर ईट निर्माता व्यापारी संघ, A/10 गायत्री 
नगर, शंकर नगर, रायपुर . 
श्री अशोक वर्मा, अध्यक्ष जैविक सब्जी किसान संघ, कुम्हारी जिला- दुर्ग 
श्री हरीश लूनिया , आई.टी.आई. कल्याण संघ, कवर्धा मेडिकल स्टोर्स, मेन रोड, कवर्धा 
श्री प्रसन्न नायडू, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति, ग्राम - कुरुद, जिला - धमतरी 
अध्यक्ष, सराफा व्यवसाय संघ, सदर बाजार, रायपुर. 


4 . 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2018 


2269 


राज्य विधान सभा के दो सदस्य 


1 . 


सदस्य 
सदस्य 


श्री अवधेश चन्देल 
श्रीमती चम्पादेवी पावले 


2. 


सिविल सोसाईटी के पाँच प्रतिनिधि 


1 . 


सदस्य 
सदस्य 


2 . 


3 . 


सदस्य 
सदस्य 


श्री मनोज देव, राजबाड़ा, सुकमा 
श्री गौतम विश्वकर्मा, अध्यक्ष, अंत्योदय सेवा संस्थान, महुआ पारा, वार्ड क्रमांक -10 , 
अम्बिकापुर . 
श्री प्रीतम महानंद , अध्यक्ष, उत्कल सेवा समिति, जगन्नाथ नगर, पंडरी , रायपुर 
श्रीमती मोंगरा देशमुख , अध्यक्ष, तुलसी स्व सहायता समूह गोल चौक, रिसाली बस्ती , 
दुर्ग. 
श्री एल . पी. कटकवार , छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण समिति , 26 सुभाष नगर, कोरबा रोड , 
रायगढ़. 


4 . 


5 . 


सदस्य 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दिव्या उमेश मिश्रा, उप - सचिव, 


अटल नगर, रायपुर दिनांक 6 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 8-1/ 2015/16.- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ - 54-14/तीन ( दो )/न.पा./अव.कार.श्रमिक/ 
2018/1560, दिनांक 25-09-2018 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक - एफ - 54-11/तीन ( दो )/न.पा./ 
समय कार्यक्रम/ 2018/ 1540, दिनांक 22 सितम्बर , 2018 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका 
अधिनियम , 1961 की धारा 32 ( 1 ) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिकानिर्वाचन नियम-1994 के नियम 11 - क एवं नियम 75 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 ( 2 ) के तहत राज्य शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा धारा 
47 ( 3 ) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिकानिर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75 - ग की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगर पालिका 
परिषद् बागबाहरा जिला - महासमुंद के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की समय अनुसूची (निर्वाचन कार्यक्रम ) 
में अंकित नगर पालिका परिषद् हेतु दिनांक 14-10-2018 ( रविवार ) को मतदान की तिथि निर्धारित है. 


2 . 


अतः कारखाना अधिनियम , 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम -1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं 
में कार्यरत् उन श्रमिक / कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 14-10-2018 ( रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन 
क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है. 


3 . 


ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं , वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का 
अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं , उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी - बारी से मतदान करने 
की सुविधा दी जाये. 


अटल नगर, रायपुर दिनांक 6 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 10-20/ 2018/ 16. - राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तृतीय 


2270 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


कार्यकाल की नवम् बैठक दिनांक 15-06-2018 में लिए गए निर्णय अनुसार मंडल द्वारा संचालित योजना “निर्माण श्रमिक ई -रिक्शा सहायता 
योजना ” में निम्नानुसार संशोधन करता है : 


निर्माण श्रमिक ई -रिक्शा सहायता योजना : 
( अ ) योजना के प्रावधान : 

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राशि रुपये 50,000/ - ( अक्षरी राशि रुपये पचास हजार ) 
अनुदान दिया जावेगा के अतिरिक्त 

यदि महिलाएं ई- रिक्शा लेने की इच्छुक है, तो मण्डल द्वारा राशि रुपये 50,000 / - ( अक्षरी राशि रुपये पचास 
हजार ) कुल राशि रुपये 1,00,000/ - ( अक्षरी राशि रुपये एक लाख ) सब्सिडी प्रदाय किया जावेगा. 


1 . 


2 . 


महिला हितग्राहियों को ई - रिक्शा परिचालन किया जाना अनिवार्य है , अन्यथा उपरोक्त अतिरिक्त राशि रुपये 
50,000 / - ( अक्षरी राशि रुपये पचास हजार ) की सब्सिडी प्रदाय नहीं किया जावेगा. 


3 . 


प्रदेश में केवल 1,000 महिलाओं को प्राथमिकी के आधार पर ई - रिक्शा सहायता योजना से लाभान्वित किया 
जावेगा एवं प्रथम 1,000 महिलाओं को लाभान्वित करने के पश्चात् यह आदेश स्वमेव समाप्त हो जावेगा तथा 
पूर्व में जारी अधिसूचना यथावत रहेगी. 


4 . 


महिला हितग्राहियों को ई- रिक्शा का आवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा एवं स्वीकृति का 
अधिकार जिला कार्यालय को होगा. प्रकरण की स्वीकृति के उपरांत बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् ही 
अनुदान की राशि जिला कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तीरथ प्रसाद लड़िया , अवर सचिव. 


वन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ 1-02/ 2018/ 10 - भा.व.से. - राज्य शासन , एतद्द्वारा श्री मुदित कुमार सिंह , भा.व.से. ( 1984 ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को दिनांक 01-10-2018 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ( Head 
of Forest Force ) में चयन करते हुए शीर्षस्थ वेतनमान ( Pay level 17 Apex Scale : Rs . 2,25,000 Fixed ) प्रदान करता है. 


रायपुर , दिनांक 26 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ 1-08 / 2018/ 10 - भा.व.से. - राज्य शासन, एतद्द्वारा मुख्य वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के 
अधिकारियों को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान ( भारतीय वन सेवा, वेतन नियम , 2016 के अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स 
के लेबल 15 रु. 1,82,200 - रु. 2,24,100 ) में पदोन्नति प्रदान करता है 

श्रीमती अनिता नन्दी ( 1991 ) 
श्री मोरिस तुशार नन्दी ( 1991 ) 


1 . 


2 . 


उक्त वेतनमान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थापना उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के . टोप्पो , विशेष सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2018 


2271 


नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2018 


क्रमांक एफ 02-07 / 2018/ 10-1/ वन. - राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन के लेवल 09 में ( वेतनबैंड रुपये 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4300/ - ) पदोन्नत करते हुए वर्तमान 
पदस्थापना स्थान कॉलम 03 से कॉलम 04 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 
पदस्थ करता है : 


क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


1 . 


वनमंडल , कांकेर 


श्री सोनाराम गावड़े, उप वनक्षेत्रापाल 
जन्म तिथि दि . 22-07-1956 


परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य , 
वनमंडल, कांकेर , से.नि. 31-07-2018 


2 . 


श्री रामुराम नागेश, उप वनक्षेत्रापाल 
जन्म तिथि दि . 23-07-1956 


दंतेवाड़ा वनमंडल 


परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, दंतेवाड़ा 
वनमंडल , से.नि. 31-07-2018 


3 . 


श्री पण्डरू राम कश्यप , उप वनक्षेत्रापाल 
जन्म तिथि , दि . 01-08-1956 


बीजापुर वनमंडल 


परिक्षेत्र अधिकारी, विशेष कर्तव्य, बीजापुर 
वनमंडल, से.नि. 31-07-2018 


4 . 


वनमंडल , कांकेर 


श्री देवनाथ सिंह ठाकुर, उप वनक्षेत्रापाल 
जन्म तिथि दि . 08-07-1956 


परिक्षेत्र अधिकारी , विशेष कर्तव्य , वनमंडल, 
कांकेर, से.नि. 31-07-2018 


2 . 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी नियमों/ 
आदेशों का पालन किया गया है . 


3. 


आदेश जारी होने के उपरांत नवीन पदस्थिति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन 

प्रस्तुत 


करें . 


4 . 


यदि पदोन्नति अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/ लोकायुक्त/ आर्थिक अपराध आदि के प्रकरण लंबित हो तो उसे पदोन्नत पद पर 
कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाकर, संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल उसकी सूचना शासन को दी जावे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एन. राजूरकर , अवर सचिव . 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर , रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ 1-16/ 2004/ 11/ 6. – सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-1/ 2018 / एक -2, दिनांक 04-08-2018 के 
परिपालन में श्री राजेश सिंह राणा द्वारा दिनांक 23-08-2018 को पंजीयक, फर्सा एवं संस्थाऐं , नया रायपुर का कार्यभार ग्रहण किया गया है . 


2 . अतः छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 ( 1 ) 
के तहत श्री राजेश सिंह राणा, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पंजीयक फर्स एवं संस्थाएं की समस्त शक्तियां प्रदत्त 
की जाती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलेश बंसोड़, अवर सचिव. 


2272 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


89 / 2 क 


0.004 


65 / 5 क 


0.008 


448/ 4 क 


0.012 


464/3 


0.024 


74 / 1 ग 


0.008 


रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018 


301/ 3 क 


0.008 


61/11 


0.048 


447 


0.052 


302/ 4 क 


0.024 


77/1 


0.022 


क्रमांक 51/ अ -82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


77 / 4 क 


0.024 


65 / 1 क 


0.012 


464/ 5 क 


0.008 


68/4 


0.024 


68/ 5 ख 


0.012 


466/3, 469 / 1 ग 


0.012 


अनुसूची 


80/1 


0.020 


423/ 1 क 


0.038 


464/4 


0.020 


89 / 4 क 


0.012 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - लिटईपाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.858 हेक्टेयर 


75/1 


0.008 


75/ 3 क 


0.016 


78/3 


0.008 


288/1 


0.032 


खसरा नम्बर 


302 / 1 क 


0.044 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


62 / 1 क 


0.012 


( 1 ) 


424/3 


0.024 


87 / 3 क 


0.040 


योग 


37 


0.858 


89/ 5 क 


0.008 


76/ 2 क 


0.020 


76/3 


0.004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत सेमीभांवर माईनर एवं शंकपाली माईनर 
1, नहर हेतु. 


464/2 


0.020 


301/ 1 क 


0.008 


289 / 2 क 


0.040 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


302/ 2 क 


0.040 


61 / 8 क 


0.012 


449/1 


0.130 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शम्मी आबिदी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


